सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 भाद्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 714 राँची, शुक्रवार, 


06 सितम्बर , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


आदेश 


28 अगस्त, 2019 


आदेश संख्या -5 / आरोप -1-907/ 2014 का .-6794-- श्री जितेन्द्र कुमार देव , 
झा ० प्र ० से ० (कोटि क्रमांक -808/ 03), तत्कालीन अंचल अधिकारी , कोलेबिरा , सिमडेगा के 
विरूद्ध श्री विक्रम आनंद , न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, व्यवहार न्यायालय, सिमडेगा 
के पत्रांक -168, दिनांक 24.05.2014 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया कि समन भेजे 
जाने के बावजूद श्री देव न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये , जिसके लिए इनके विरूद्ध 
विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई। 


2 . उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-10909, दिनांक 13.11.2014 एवं 
पत्रांक-4434, दिनांक 06.06.2019 द्वारा श्री देव से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 06 सितम्बर , 2019 
3 . श्री देव के पत्रांक -1729 , दिनांक 14.06.2019 द्वारा अपना स्पष्टीकरण 
समर्पित किया गया , जिसमें इनके द्वारा उल्लेख किया गया कि न्यायालय से सम्मन 
की प्रति प्राप्त नहीं होने के कारण ये ससमय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके तथा 
बाद में जानकारी प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 23.07.2014 को न्यायालय में उपस्थित 
होकर अपनी गवाही दर्ज करायी । 


4 . 


समीक्षोपरांत, श्री देव के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए इस मामले को 
संचिकास्त किया जाता है । 


अशोक कुमार खेतान, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 714 


50 


